निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 630 ) पटना , वृहस्पतिवार , 28 जुलाई 2016 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 


27 जुलाई 2016 


सं० 8प / वि0 - 04 - 08 / 2015 / 5031 / पं0रा0 - बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा - 94(2 ) 
सहपठित धारा - 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र 
(नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

___ 1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ ।-(1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन , 
सेवाशर्त एवं कर्तव्य ) ( संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 के नियम 6 के 
उप -नियम (5) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा: 

" दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान रहने पर उम्र में वरीयतम अभ्यर्थी को नियोजन में 
वरीयता दी जाएगी । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरविन्द कुमार चौधरी, 

सरकार के सचिव । 


FER TOTE ( 3RTETPUT ), 28 Jcs 2016 

The 27th July 2016 
No. 8Pa/Vi.- 04 - 08 /2015 / 5031 /P . R . - In exercise of the powers conferred by 
section 94 ( 2 ) read with section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 , the Governor of 
Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Gram Katchahry 
Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2007: 

1. Short title, extent and commencement. — ( 1) These rules may be called the 
Bihar Gram Katchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties ) 
(Amendment) Rules , 2016 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the state of Bihar . 

(3 ) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette . 

2 . In sub - rule (5 ) of Rule 6 of the Bihar Gram Katchahry Nyayamitra 
(Appointment, Service Conditions and Duties ) Rules, 2007 the following sentence shall 
be added : 

" When two or more than two candidates have equal marks, the candidate being 
senior in age shall be given preference in employment." 

By order of the Governor of Bihar, 
ARVIND KUMAR CHAUDHARY , 

Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fER TOT ( 3FITERUT) 630 - 571 + 1000 - Tocotton 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


